To - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L - 33004 /99 


NARENA 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शनिवार , मई 6, 2006/ वैशाख 16 , 1928 
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6 , 2006 /VAISAKHA 16 , 1928 


सं . 457 ] 


No . 457 ] 


पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 मई, 2006 
___ का . आ . 659( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार के पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग 
की अधिसूचना संख्या का . आ. 1516 ( अ) तारीख 6 अक्तूबर , 2005 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2. 
खण्ड 3, उपखंड (ii ), में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 
के 284 . 000 कि . मी. से 319. 600 कि . मी . (विशाखापत्तनम- भुवनेश्वर सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा 
करने ), के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी । 


और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 27 
दिसम्बर, 2005 को “ धारित्री " और तारीख 26 दिसम्बर, 2005 को “ अनुपम भारती ” दो स्थानीय समाचार पत्रों 
में प्रकाशित किया गया था ; 


. 


पा था ; 


और , सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा उघ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम 
की धारा 3घ की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

( 1) 


1380 G / 2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i ) ] 


अनुसूची 
उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय - मार्ग सं. 5 के 284 . 000 कि . मी. से 319. 600 कि .मी . (विशाखापत्तनम -भुवनेश्वर 
सेक्शन) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित - परचमा रहित भूमि का संक्षिप्त 
विवरण | 
। क्रम में जिले का तहसील / गाँव का नाम | खाता । भूखण्ड भूमि का । भूमि की | भूर्वि का भूस्वामियों/हितबद्ध 
संख्या । नाम ! पुलिस थाने 

संख्या । संख्या - प्रकार प्रकृति । क्षेत्रफल व्यक्तियों का नाम 

( एकड़ 


का नाम 


10 


निजी 


26 


। 


158 


- 


78 
गंजम | खल्लीकोट | 1. हरीदामुला | 33 

33 138 निजी पैडर 0 .012 | शत्रुघ्न प्रधान , पुत्र 
160 | 

पैडर 0 .085 / अगाधु प्रधान , हरीदामुला 
108 निजी वर्षा 0 .365 

सिंचित 
निजी पैडर | 0150 | मदन मोहन दास, पुत्र | 

बनमाली दास और 

नरेन्द्रा संतो, चेलीगोडो 
169 निजी पैडर 0235 अभिमन्यु प्रधान, पुत्र | 

हाडु प्रधान, हरीदामुला 
निजी । पैडर d . 250 हेमा प्रधान, पत्नी 

भगवान प्रधान, 

सिंगिदापल्ली 
। 32 । 173 निजी | पैडर Q.315 राजन प्रधान, पुत्र पानू । 

प्रधान, हरीदामुला 
27 । 175 निजी । पैडर 0. 235 | मागी प्रधान, पत्नी बासु 

प्रधान और बासु प्रधान 
पुत्र मूलिया प्रधान , 

हरीदामुला . 
17 | 176 , निजी | पैडर 0. 020 । नकुला जली, पांडव 

जली, पुत्र संकुली 
जली, गुर्रा जली, सरत 
जली, अभी जली, पुत्र 
पलिया जली, पारू 
जली, पत्नी राबरी जली. 

टेंटुलिआपाडा 
20 / 154 निजी | पैडर 0. 075 बाचा बासु प्रधान , पुत्र 

बाचा मुलिया प्रधान, 
बाचा मागी प्रधान पत्नी 
बाचा बासु प्रधान, 

हरीदामुला 
3 | 153 । निजी । पैडर 

अदी नारायण प्रधान , 
पुत्र बाबाजी प्रधान , 

हरीदामुला . 
16 / 109 निजी बिल्ला 

नकुल प्रधान पुत्र स्यामा 

प्रधान, हरीदामुला 
60 | 159 सरकारी 

गोचर 0. 115 उड़ीसा सरकार 
2. गोपाकुडा । 206 / 4 / 571 /944 निजी 

10. 412 रजनी सेठी पत्नी 
सिंचित 

केलुचरण सेठी. 

हरीदामुला 
211 । 571 ॥ सरकारी जलाशय 10. 440 , उड़ीसा सरकार 
963 

सरकारी । जलाशय 0 . 165 उड़ीसा सरकार 
| 544 | सरकारी | जलाशय [10. 020 | उड़ीसा सरकार 


10. 070 


0 . 020 


- 


- 


वर्षा 


[ फा. सं. भाराराप्रा/ 11014/ 3ए ( 1)/ 2005 / ओ आर- VII/ तक / जीएम( सीके - II ) ] 

प्रभाकर , उप सचिव 


[ YTT II - GUS 3 (ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRYOFSHIPPING ,ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

(Department of Road Transport and Highways) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th May, 2006 


S.O .659 (E ).- Whereas by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways , Department 
of Road , Transport and Highways number S . O . 1516 ( E ), dated the 
6th October 2005, published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) and issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of 
the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to the 
said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for the building 
(widening) of National Highway No. 5 on the stretch from Km . 284 . 000 to 
Km . 319 .600 ( Visakhapatnam - Bhubaneswar Section ) in District Ganjam in 
the State of Orissa ; 


And whereas , the substance of the said notification has been published 
in two local newspapers " Dharitri ", dated the 27th December , 2005 and 
" Anupam Bharat ", dated the 26th December, 2005 under sub section ( 3 ) of 
section 3A of the said Act ; 


And whereas no objection has been received from any person by the 
competent authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said 
Act , the competent authority has submitted its report to the Central 
Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent 
authority and in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 


And further , in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said 
Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this 
notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule 
shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ 


Par IkSec. 30 )] 


w 


ww 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land 
from Km 284 .000 to Km 319.600 (Visakhapatnam - Bhubaneswar Section ) on the National Highway No 5 
in the State of Orissa . 


Serial 
Number 


Nature 
of land 


! 


Name Name of Name of the Khata | Plot Type of 
of the thel Village Number Numberland 
District Tehsil / 

Police 
Station 


Area 

of 
land 


Name of the land 

Owners / 
Interested 
persons 


---- 


-- 


... 


---- 


acres 


- 


4 


10 


---- 


1 . 


1 


Ganjam 


Khallikote 1.Haridamula 


-- 


- 


33 138 Private Padar 0 .012 Satrughan Pradhan , 
160 | Private Padar 10.085S /o Agadhu 

Pradhan , 
108 Private Rainfed 0 . 365 

Harldamula 
Private Padar 0. 150 Madan Mohan Das, 

S /o Banamali Das 
and Narendra 

Santo , Cheligodo 
169 Private Padar 0 .235 ! Abhimanyu 

Pradhan , S /o Hadu 
Pradhan , 

Haridamula 
T Private T Padar T 0. 250 Hema Pradhan , 

W /O Bhagwan 
Pradhan , 

Singidapalli 
32 T 173 Private 

Padar 

Rajan Pradhan , S/ o 
Panu Pradhan , 

Haridamula 
175 Private Padar 1. 0 . 235 Magi Pradhan , W /O 

Basu Pradhan and 
Basu Pradhan S /o 
Mulia Pradhan, 

Haridamula : 
176 | Private Padar 0. 020 Nakula Jali, Pandav 

Jali, S/ o Sankuli 
Jali , Gurra Jali, 
Sarat Jali, Abhi Jali, 
S /o Palia Jall , Paru 
Jali, W /O Rajbari 

Jalt, Tentuliapada 
20 . 1154 Private Padar 0 .07 $ Bacha Basu 

Pradhan , S/o Bacha 
Mulia Pradhan , 
· Bacha Magi 
Pradhan W / o Bacha 
Basu Pradhan , 

Haridamula 
153 Private Padar | 0 .070 Adi Narayant 

Pradhan , S/o Babaji 
Pradhan , 

Haridamula 
16 109 | Private 1 Bilta | 0. 020 Nakul Pradhan Slo 

Syama Pradhan , 

Haridamula 
159 Government Gochar 0. 115 Government 

| Orissa 


WA 


- 


------- 


الم-را 


. 


. 
. 


: 


[ 471 II — Q45 3(ü ) ] 


- भारत का राजपत्र : असाधारण 


T2T 317 


9 


10 


. 


5 
206 /4 


2 .Gopakuda 


571/ 944 


Private 


Rainfed 


0 .412 


571 


Government Jalasaya 0. 440 


of 


Rajani Sethi W /O 
Kelucharana Sethi, 
Haridamula 
Government 
Orissa 
Government 
Orissa 
Government of 
Orissa 


963 


Government | Jalasaya 


0. 165 


544 


Government Jalasaya 0.020 


WWUM 


[F. No. NHAI/11014/ 3A (1)/2005 /OR -VII /Tech /GM (CK - IN ] 

PRABHAKAR, Dy. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


